निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 चैत्र 1934 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 30 मार्च 2012 


( सं० पटना 121 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

29 मार्च 2012 
सं0 3 / एच० - 04 / 2011 - सा० - 4744 - सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 3713, दिनांक 
07 दिसम्बर 2011 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्न अवसर पर बिहार सरकार के 
अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दण्डाधिकारी न्यायालयों के लिए कार्यापालक आदेश के तहत सार्वजनिक 
अवकाश घोषित किया जाता है 
अवसर 

आंग्ल तिथि 
1. महावीर जयंती 

05. अप्रील, 2012 ( गुरूवार ) 
2. बुद्ध पूर्णिमा 

06 मई, 2012 (रविवार) 
उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 03 / एच० - 04 / 2011सा० - 3713, दिनांक 07 दिसम्बर 2011 की अनुसूची - 1 
एवं 2 तदनुसार संशोधित समझी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन चन्द्र झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 121-571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


